इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्यमेव 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 100 ] 


भोपाल, शनिवार , दिनांक 7 मार्च 2020 - फाल्गुन 17, शक 1941 


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग 

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 7 मार्च 2020 


क्र . बी - 16-08-2019 - चौदह - 2. - मध्यप्रदेश में रबी मौसम वर्ष 2019-20 में पी.डी.पी.एस. अन्तर्गत फसल राई- सरसों उपज का प्रदेश 
के 38 जिलों संलग्न सूची में समर्थन मूल्य से कम की बिक्री होने की स्थिति में उचित दर प्राप्त नहीं होने पर शासन द्वारा भावांतर भुगतान करने 
का निर्णय लिया गया है . 


मध्यप्रदेश के 38 जिलों में पी.डी.पी.एस. योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 मौसम रबी के लिये संलग्न परिशिष्ट अनुसार फसल राई एवं 
सरसों का वार्षिक कैलेन्डर परिभाषित घोषित किया जाता है. 


संलग्नः - उपरोक्तानुसार . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अजीत केसरी , प्रमुख सचिव . 


199 


200 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2020 


परिशिष्ट -1 


मध्यप्रदेश में रबी वर्ष 2019-20 के लिये पी.डी.पी.एस. योजना अन्तर्गत राई सरसों फसल की बुवाई, कटाई एवं 

खरीदी के लिये वार्षिक कैलेन्डर की सूची: 


क्र . 


शामिल जिले 


फसल 


का नाम 
( 3 ) 


बोआई का 

समय 
( 4 ) 


कटाई का 
समय 
( 5 ) 


सर्वाधिक मण्डी प्रस्तावित खरीदी 
में आवक समय समय पी.डी.पी.एस. 
( 6 ) 

( 7 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


जनवरी से 


01 अप्रैल से 
30 जून तक. 


25 मार्च से 
30 जून तक . 


मार्च तक . 


भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी , राई - सरसों सितम्बर मध्य 
मंदसौर , श्योपुरकला, 

से नवम्बर तक . 
ग्वालियर, बालाघाट , 
टीकमगढ़, छतरपुर, 
नीमच, डिण्डोरी, मण्डला, 
दतिया, रीवा, सिंगरोली, 
आगरमालवा, गुना, पन्ना , 
रतलाम , सतना, अशोकनगर, 
शहडोल, राजगढ़, बड़वानी , 
अनूपपुर, सीधी, जबलपुर, 
शाजापुर, कटनी , उज्जैन , 
उमरिया , रायसेन , सागर , 
होशंगाबाद , दमोह , छिंदवाड़ा, 
बैतूल एवं हरदा. 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2020. 


